निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 301 ) 


१ वैशाख 1932 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 29 अप्रील 2010 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

28 अप्रील 2010 
संख्या 4( न ) गठ - 13 / 2008 - 2185 — बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) 
की धारा - 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या 
1649 , दिनांक 18 मई 2009 के क्रम में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अनुसूची क के अंतर्गत पड़ने 
वाले बेगूसराय जिला की अनुसूची में यथा वर्णित चौहद्दी के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों को जिसका प्रारूप विभागीय 
अधिसूचना संख्या 860 , दिनांक 23 फरवरी 2010 के द्वारा पूर्व प्रकाशित है , पर सम्यक विचारोपरान्त, नगर निगम, 
बेगूसराय में सम्मिलित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों पर लागू करते है: 


थाना सं0 
339 


अनुसूची क 
1 . ( क ) ग्राम पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं0 

ग्राम पंचायत / नगर निकाय ग्राम का नाम 

( i) नगर परिषद , बेगूसराय खातोपुर 
( ख ) चौहद्दी 
उत्तर 

हरदिया , पचम्बा 
दक्षिण 

मटिहानी अंचल 
पूरब 

सूजा, राजा डुमरी 
पश्चिम 

अमरौर किरतपुर 
इस क्षेत्र को बेगूसराय नगर निगम, बेगूसराय कहा जायेगा । 
2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
__ अरविन्द कुमार सिंह , 
उप - सचिव - सह -निदेशक । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 29 अप्रील 2010 


28 अप्रील 2010 
सं0 4( न ) गठ - 13 / 2008, अधिसूचना संख्या - 2185, दिनांक 28 अप्रील 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित 
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 
348 के खण्ड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
___ अरविन्द कुमार सिंह, 

उप - सचिव - सह -निदेशक | 
The 28th April 2010 
No - 4 (N ) Gath . 13 / 2008 — 2186 — In exercise of powers conferred by section 6 
and 8 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007 ) the Governor of Bihar in 
continuation of department s notification no - 1649 dated 18th May 2009 and after due 
consideration for the purpose of said Act in the areas lying within the places noted below 
in Schedule " A " in the District of Begusarai and bounded as follows, draft of which is 
previously been published through the Department s notificaton No - 860 dated 23rd 
February 2010 is pleased to incorporate the following area in the Municipal Corporation , 
Begusarai and to apply to the said areas the relevant provisions of the Act: 

Schedule - A 
1 (a ) Name of Garm Panchayats, Villages and Thana Nos 
Gram Panchayat/ULB 

Name Villages 

Thana No 
(i) Nagar Prishad , Begusarai Khatopur 

339 
( b ) Boundary: 

North Hardiya, Pachamba 
South Matihani Anchal 
East 

Suja , Raja Dumri 
West Amraur Kiratpur 
This area will be called Begusarai Municipal Corporation , Begusarai . 
2 . This notification shall come to force at once . 

By order of the Governor of Bihar, 

ARVIND KUMAR SINGH , 
Deputy Secretary - cum -Director. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 301 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


